रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


++ 


A 


: 


. . . 


EF-- 


. 


- 


- 


- 


समामबजग 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , सोमवार , मई 18, 2015 / वैशाख 28 , 1937 
NEW DELHI,MONDAY, MAY 18, 2015 /VAISAKHA 28, 1937 
NEW 


सं . 314 ] 


No . 314 ) 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

__ अधिसूचना 
नई दिल्ली , 18 मई, 2015 

सं. 18/ 2015- सीमा शुल्क ( एडीडी) 
सा . का . नि . 392( अ). - अभिहित प्राधिकारी , चीन, यूरोपीय संघ , संयुक्त राष्ट्र अमरीका (जिसे इसे बाद विषयगत देश कहा 
गया है ) में मूलत : उत्पादित या वहां से निर्यातित “मोर्कोलिन " (जिसे इसके बाद विषयगत माल कहा गया है) जो सीमा शुल्क टैरिफ 
अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) ( एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित ) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 
2933 39 17 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं , के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-I, खंड- 1, तारीख 5 दिसम्बर, 2011 में 
प्रकाशित अपने प्रारंभिक निष्कर्ष अधिसूचना सं . 14/ 4/ 2010 - डीजीएडी , तारीख 5 दिसम्बर , 2011 में विषयगत देशों में मूलत : उद्गमित 
या वहां से निर्यात किये गये विषयगत माल के आयातों पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी ; 

और जहां कि अभिहित प्राधिकारी के सिफारिश के आधार पर , केन्द्र सरकार ने विषयगत देशों में मूलत : उत्पादित या वहां से 
निर्यातित विषयगत माल पर भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं . 10/ 2012 - सीमा शुल्क ( एडीडी ), 
दिनांक 24 जनवरी, 2012, जिसे सा . का . नि . 43( अ ) दिनांक 24 जनवरी, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण , के भाग II , खंड 
3, उपखंड (I) में प्रकाशित किया गया था , के आधार पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया गया है; 

और जहां कि अभिहित प्राधिकारी ने अधिसूचना सं . 15/ 5/ 2013 -डीजीएडी , 19 फरवरी, 2015 के तहत भारत के राजपत्र , 
असाधारण , के भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में 19 फरवरी, 2015 को प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि 
(i) प्रतिपाटन शुल्क के लगे रहने के बावजूद चीन जनवादी गणतंत्र से विषयगत माल की भरमार हो रही है जिससे हमारे घरेलू 

उद्योग को नुकसान पहुंच रहा है; 
(ii ) यद्यपि जांच की अवधि के दौरान यूरोपीय समुदाय से यहां सामान की भरमार नहीं हो रही थी लेकिन जांच की अवधि के बाद 

यूरोपीय समुदाय से सामानों की भरमार पुन : होनी लगी जिससे हमारे घरेलू उद्योग को हानि हो रही है ; 
( iii ) संयुक्त राज्य अमेरिका से होने वाले विषयगत माल के आयात के कारण भरमार जैसी कोई बात नहीं है और न ही हमारे घरेलू 

उद्योग को नुकसान ही हो रहा है ; 
( iv ) जहां की चीन जनवादी गणतंत्र से हमारे यहां होने वाली विषयगत माल की भरमार के कारण घरेलू उद्योग पर लगातार 

हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, यदि इस शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो यूरोपीय समुदाय से ही इस तरह की भरमार होने 
की संभावना हो जाएगी ; 


2193 GI/ 2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(i)] 


(v ) प्रतिपाटन शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर अन्य सभी विषयगत देशों में मूलत : 

उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत माल की भरमार होने या इसे जारी रहने की संभावना बनी रहेगी और इसके परिणाम 
स्वरुप घरेलू उद्योग को भी हानि हो सकती है; 

और यह सिफारिश की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर अन्य विषयगत देशों में मूल रूप से उत्पादित अथवा निर्यात की 
जाने वाली विषयगत माल के लिए प्रतिपाटन शुल्क का लगाया जाना जारी रखा जाए ; 

इसलिए अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान , उसका मूल्यांकन तथा संग्रहण और क्षति 
निर्धारण ) नियमावली . 1995 के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 
उपधारा (I) और ( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं . 
10/ 2012- सीमा शुल्क ( एडीडी), दिनांक 24 जनवरी , 2012, जिसे सा . का . नि . 43( अ ) दिनांक 24 जनवरी , 2012 के तहत भारत के 
राजपत्र, असाधारण , के भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था , को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे 
अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, केन्द्र सरकार प्राधिकृत प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर 
एतद्वारा विषयगत माल , जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम 
अनुसूची के उप -शीर्ष के अंतर्गत आते हैं , जो कॉलम ( 2 ) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं , कॉलम ( 4 ) में सामने दी गई प्रविष्ट में 
विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं और कॉलम ( 5 ) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम ( 6) में सामने दी गई 
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम ( 7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं , और 
भारत में आयातित हैं , पर उक्त सारणी के कॉलम ( 9 ) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट , कॉलम ( 10 ) में 
विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कालम ( 8 ) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है । 

सारणी 
क्र . स . शीर्ष/ 

वस्तु उद्गम निर्यात का । 

| निर्यातक | राशि | मापन 

मुद्रा 
उपशीर्ष विवरण देश 

की 

इकाई 
| ( 1) | ( 2) ( 3) ( 4 ) 

( 5 ) 

( 6 ) ___ _ ( 7) ( 8) ( 9 ) (10 ) 
29333917 | मोफोलिन चीन जनवादी चीन जनवादी मैसर्स अनहुई मैसर्स अनहुई | 0 . 29 | कि . ग्रा . अमरीकी 
गणराज्य गणराज्य हाओयांन हाओयांन 

डालर 
कैमिकल ग्रुप कैमिकल ग्रुप 


उत्पादक 


देश 


( 


8 ) 


A 


लि . 


लि . 


29333917 


मोर्कोलिन 


0. 63 | 


कि . ग्रा . 


अमरीकी 
डालर 
अमरीकी 
डालर 


29333917 


मोर्कोलिन 


कोई 


0 . 63 


कि . ग्रा . 


चीन जनवादी | चीन जनवादी | क्रम. संख्या 1 के अलावा कोई 
गणराज्य गणराज्य अन्य संयोजन 
चीन जनवादी । चीन जनवादी | कोई 
गणराज्य और गणराज्य 
यूरोपिय संघ के 
अलावा अन्य 
कोई देश 
चीन जनवादी | चीन जनवादी | कोई 

कोई 
गणराज्य गणराज्य 

और यूरोपिय 
संघ के 
अलावा अन्य 

कोई देश 
यूरोपिय संघ । यूरोपिय संघ | कोई 

कोई 


29333917 


मोर्कोलिन 


0. 63 | कि . ग्रा . 


अमरीकी 
डालर 


29333917 | मोर्कोलिन 


0. 68 | 


कि . ग्रा . 


29333917 


अमरीकी 
डालर 
अमरीकी 
डालर 


मोर्कोलिन 


कोई 


0.68 | कि . ग्रा . 


| 7. | 29333917 


मोर्कोलिन 


चीन जनवादी । यूरोपिय संघ | कोई 
गणराज्य और 
यूरोपिय संघ के 
अलावा अन्य 
कोई देश 
यूरोपिय संघ चीन जनवादी | कोई 

गणराज्य 

और यूरोपिय 
संघ के 
अलावा अन्य 
कोई देश 


कोई 


0.68 | कि. ग्रा . 


अमरीकी 
डालर 


[ TT II – US 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . HTFT TEHT JA TEH AIRT I FYTCH [ccf 19 fetare , 2016 74 , FETH Earta A SPAS lafa 4 TEST 
इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं कर दिया जाता है अथवा इसमें संशोधन नहीं कर दिया जाता है तो ) जारी 

ITI 
स्पष्टीकरण: - इस अधिसूचना के आशय से , ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन में लागू " विनिमय दर " वहीं होगी जो सीमा शुल्क 

faffel , 1962 (1962 Ft 52) FT ART 14 7 34 -ERT (3) # QUE ( 77) # 34 -eue (i) ERT TECH erfit off TŤ ATRITT 
करते हुए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय , ( राजस्व विभाग) द्वारा समय - समय पर जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है तथा विनिमय की दर 
के निर्धारण की तारीख वह होगी जो उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख 
arfi 

[ 41. F . 354 /239 /2011 -ETIRI (HTT-1)] 

अक्षय जोशी, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 18th May, 2015 

No. 18 /2015 - Customs (ADD ) 
G .S .R . 392 (E ). — Whereas, in the matter of Morpholine (hereinafter referred to as the subject goods) falling under 
tariff item 2933 39 17 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) (hereinafter referred to as the 
Customs Tariff Act), originating in or exported from the People s Republic of China , European Union and the United 
States of America (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India , the designated 
authority, vide notification No. 14 /4 /2010 -DGAD , dated the 5th December, 2011 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary , Part I, Section 1 , dated the 5th December , 2011 , had recommended imposition of definitive anti - dumping 
duty on the subject goods, originating in or exported from the subject countries; 

And, whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government has 
imposed definitive ant-dumping duty on the subject goods , originating in or exported from the subject countries, vide 
notification of the Government of India , in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 10 / 2012 -Customs 
(ADD ), dated the 24th January , 2012 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub - section (i) 
vide number G .S .R . 43 (E ), dated the 24th January, 2012 ; 

And whereas, in the matter of mid - term review of anti-dumping duty on import of the subject goods, originating 
in or exported from the subject countries, the designated authority in its final findings, published vide notification No . 
15 /5 /2013 -DGAD , dated the 19th February , 2015, in Gazette of India, Extraordinary , Part I, Section 1 , has come to the 
conclusion that 

(i) in spite of the anti -dumping duty in force , the dumping of subject goods continued from the People s 
Republic of China , injuring the domestic industry ; 
( ii ) although during the period of investigation , dumping effect from European Union was negative, during 
post - period of investigation , dumping from European Union recurred , causing injury to the domestic industry ; 
( iii) imports of subject goods from the United States of America have no dumping or injury effect on the 
domestic industry ; 
(iv ). while , dumping of subject goods having injurious effect on the domestic industry continued from the 
People s Republic of China , the dumping from European Union is likely to recur in the event of revocation of 
the duties; 
(v ) there is a likelihood of continuation or recurrence of dumping of the subject goods, originating in or 
exported from the subject countries except the United States of America , and consequent injury to the 

domestic industry , in the event of revocation of the anti -dumping duties, 
and has recommended continued imposition of the anti-dumping duty on the subject goods, originating in or exported 
from the subject countries except the United States of America, with somemodifications . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections (1 ) and (5 ) of section 9A of the Customs 
Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti - dumping 
Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules , 1995 , and in supersession of the notification of the 
Government of India , in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 10 / 2012 - Customs (ADD ), dated the 24th 
January , 2012 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i) vide number G . S . R . 
43( E ), dated the 24th January , 2012 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the 
Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority , hereby imposes on the 
subject goods, the description of which is specified in column (3 ) of the Table below , falling under tariff item of the First 
Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column ( 2 ), originating in the countries as 
specified in the corresponding entry in column (4 ) , exported from the countries as specified in the corresponding entry in 
column (5 ), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6 ), exported by the exporters 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (i)] 


as specified in the corresponding entry in column (7 ) , and imported into India , an anti -dumping duty at the rate equal to 
the amount as specified in the corresponding entry in column ( 8 ), in the currency as specified in the corresponding entry 
in column ( 10 ) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (9 ) of the said Table , 
namely : 

TABLE 


Description 
of goods 


Country of 

origin 


Country of 
exports 


Producer 


Exporter 


Amount 


Unit | Currency 


Si. 
No. Tariff item 
(1) (2) 


(3) 


(5 ) 


(7) 


(8) 


| (9) 


(10) 


| 1 


2933 39 17 Morpholine 


People s 
Republic of 

China 


People s 
Republic of 

China 


M /s Anhui | | Ms Anhui 
Haoyuan Haoyuan 
Chemical Chemical 
Group Co. Group Co. 

Ltd 


0 . 29 


|Kg 


US Dollar 


Ltd 


2933 39 17 | Morpholine 


People s 
Republic of 

China 


People s 
Republic of 

China 


Any other than 
combination at Sl. No . 1 


0. 63 


| Kg 


US Dollar 


3 


2933 20 1 


2933 39 17 | Morpholine 


Any country 
other than the 

People s 
Republic of 
China and 
European 
Union 


People s 
Republic of 

China 


Any 


Any 


0.63 


Kg 


US Dollar 


| 4 


| 2933 39 17 Morpholine 


People s 
Republic of 

China 


Any country 
other than the 

People s 
Republic of 

China and 
European Union 


Any 


Any 


0.63 


Kg 


US Dollar 


| 2933 39 17 Morpholine 


European 
Union 


European Union 


Any 


Any 


0 .68 


Kg 


| US Dollar 


6 . | 2933 39 17 Morpholine 


Any country 
other than the 

People s 
Republic of 
China and 
European 

Union 


European Union 


Any 


Any 


0 .68 


Kg 


US Dollar 


| 7. 


2933 39 17 | Morpholine 


European 
Union 


Any country 
other than the 

People s 
Republic of 

China and 
European Union 


Any 


Any 


0 .68 


Kg | US Dollar 


2 . The anti- dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 19th day of 
September, 2016 ( unless revoked , superseded or amended earlier ). 
Explanation . For the purposes of this notification , rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such 
anti -dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India , in the Ministry of 
Finance (Department of Revenue ), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the 
Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of 
presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act. 

[ F . No . 354/ 239/ 2011- TRU (Pt.- 1) ] 

AKSHAY JOSHI, Under Secy. 
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


